PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 23 , 2007 ( KRTK. 1 , 1929 SAKA) 


937 


राज्य निर्वाचन आयोग 


एस ० सी ० ओ ० नं ० 16-17, सैक्टर 20 - डी, चण्डीगढ़ 


आदेश 


- 


दिनांक 11 अक्तूबर , 2007 


क्रमांक एस ० ई० सी ०/ 2 E III/ 2007/ 11659.-- यह कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव खर्च ( लेखा रख -रखाव तथा प्रस्तुति) 
आदेश, 1996 के पैरा 4, 5 तथा 6 में की गई व्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक 
अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख तक का चुनाव खर्च का लेखा रखना होगा, 

और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च सीमा के भीतर ही चुनाव खर्च करना होगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश, 
दिनांक 30 मई , 1996 तथा 26 जून , 2007 में दी गई विधि के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों 
के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को 
प्रस्तुत करना होता है । जो अभ्यर्थीनिर्धारित समय अवधि के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण दायर न करता है या निर्धारित खर्च सीमा के 
बाहर अपना चुनाव खर्च करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी करके उस अभ्यर्थी को तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करेगा । 


-- 


---- 


2. यह कि ग्राम पंचायत, हलालपुर , मोहम्मदाबाद व नाहरा, खण्ड राई तथा ग्राम पंचायत बलीब्राहाम्णान व गढ़ी सरायनामदार खां , 
खण्ड गोहाना, जिला सोनीपत के उप- चुनाव क्रमश: दिनांक 17 दिसम्बर, 2006 व 25 फरवरी, 2007 को सम्पन्न हुये थे और परिणाम भी उक्त 
नारीख को घोषित हो गये थे। इस प्रकार उक्त उप- चुनावों के लिये चुनाव खर्च विवरण क्रमश: 16 जनवरी, 2007 तथा 27 मार्च, 2007 तक 
दायर किया जाना था । परन्तु सारणी " क " पर दर्शाये गए अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी ने अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण निर्धारित 
समयावधि तक सम्बन्धित अधिकारी को परस्तुत नहीं किया । 


-- 


. 


3. यह कि सारणी “ क ” में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक रा० नि ० आ ०/ 2007 / 4 ई०- III/ 2007/ 
3841-8852 , दिनांक 27 जून , 2007 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये तथा अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हेतु 
समय प्रदान किया गया और उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे चाहें तो व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 11 जुलाई , 2007 को प्रात : 
11 बजे राज्यनिर्वाचन आयोग के कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा यह समझ लिया जाएगा कि वे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते और ऐसी 
परिस्थिति में आयोग द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर ली जाएगी । उक्त निर्देशों की अनुपलना में सारणी “ क ” की कम संख्या 1, 2 व 9 पर दर्शाये 
अभ्यर्थी ही निजी सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में 11 जुलाई, 2007 को उपस्थित हुए तथा क्रम संख्या 3, 4, 10 तथा 12 पर दर्शाए गए 
अभ्यर्थीनिजी सुनवाई हेतु पी ० डब्ल्यू ० डी ० रैस्ट हाउस , सोनीपत में 21 सितम्बर , 2007 को उपस्थित हुए । सारणी “ क ” में क्रम संख्या 1 , 2 
तथा 9 पर दर्शाये गए अभ्यर्थियों ने खर्चा लेखा प्रस्तुत न करने का कारण ज्ञान न होना बताया तथा क्रम संख्या 3, 4, 10 तथा 12 पर दर्शाए 
अभ्यर्थियों ने खर्चा विवरण गुम होना बताया है । निजि सुनवाई के दौरान समयावधि के भीतर अपना चुनाव खर्च दायर न करने बारे उपस्थित 
अभ्यर्थियों से जब पूछा गया कि उन्हें चुनाव चिन्ह आबंटित करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया था तो वे अपना 
सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए । सारणी " क " की क्रम संख्या 5, 6, 7 , 8 व 11 पर दर्शाए गए अभ्यर्थियों ने ना तो अपना चुनाव खर्च । 
दायर किया और न ही कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर दिया और न ही निजी सुनवाई हेतू उपस्थित हुये हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं । 


1 


-- 


अत : उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर मैं , चन्द्र सिंह , राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा सारणी " क " में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को , 
हरियाणा पंचायती राज चुनाव खर्च( लेखा रख -रखाव तथा प्रस्तुति ) आदेश, 1996 के पैरा 6 व 11 में दी गई व्यवस्था अनुसार यह आदेश जारी 
करने की तारीख से तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करता हूं । 


-- 


----- 


इन आदेशों को हरियाणा राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सर्व सम्बन्धित को भेज दी जाये । 


दिनांक : 21 सितम्बर , 2007 


चन्द्र सिंह. 
राज्य निर्वाचन 

आयुक्त , 

हरियाणा । 


10 अक्तूबर , 2007 


938 


HARY NA GOVT. GAZ., OCT. 23, 2007 ( KRTK. 1 , 1929 SAKA) 


[ PARTI 


" सारणी क " 
ग्राम पंचायत, जिला सोनीपत में सम्पन्न हुए उप- चुनाव दिनांक 17 दिसम्बर, 2006 तथा 25 फरवरी , 2007 के दौरान जिन . 
अभ्यर्थियों द्वारा अपना चुनाव खर्च लेख विवरण समय पर परस्तुत नहीं किया गया है, उनको तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया , के नामों 
की सूची । 


उप - चुनाव 17 दिसम्बर, 2006 


क्रम 


उम्मीदवार का नाम 


पिता/ पति का नाम 


ग्राम पंचायत व खण्ड का नाम 


पद जिसके लिए चुनाव । 


संख्या 


लड़ा 


1 . 


फूल कुमार 


श्री भीमा 


हलालपुर/ राई 


सरपंच 


2 . 


विजय कुमार 


श्री ओम प्रकाश 


मोहम्मदपुर / राई 


पंच वार्ड-7 


- 


. 


अमरनाथ 


श्री बालकिशन 


बलीब्रहामणान/ गोहाना 


सरपंच 


4 . 


जयदेव 


श्री विष्णुदत 


बलीब्रहामणान/ गोहाना 


सरपंच 


६ . 


धर्मबीर 


श्री रमेश चन्द्र 


बलीब्रहामणान/ गोहाना 


सरपंच 


६ . 


नवीन 


श्री राज सिंह 


बलीब्रहामणान/ गोहाना 


सरपंच 


7 . 


पवन कुमार 


श्री राम निवास 


बलीब्रहामणान / गोहाना 


सरपंच 


8 . 


श्रीमती बबीता 


श्री नरेश 


बलीब्रहाम्णान/ गोहाना 


सरपंच 


उप - चुनाव 25 फरवरी , 2007 


9 . 


बलवन्त 


श्री रती राम 


नाहरा/ राई 


सरपंच 


10 , 


रमेश 


श्री हरी राम 


गढ़ी सरायनामदार खां / गोहाना 


सरपंच 


11 . 


सतीश 


श्री ओम प्रकाश 


गढ़ी सरायनामदार खां / गोहाना 


सरपंच 


12. 


संजय 


श्री रामफल 


गढ़ी सरायनामदार खां / गोहाना 


सरपंच 


दिनांक : 21 सितम्बर , 2007 


चन्द्र सिंह, 


10 अक्तूबर , 2007 


राज्य निर्वाचन आयुक्त , हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION 


S.C.O. No. 16-17 , SECTOR 20 - D , CHANDIGARH 


The 16th October, 2007 


No. SEC/2E- III 2007/ 11931. - Whereas, the name of Shri Parkash s/ o Shri Zile Singh was notified as 
Sarpanch , Gram Pancha at, Lohchab , Block Jind , District Jind by the State Election Commission vide its Notification 
No. SEC / E-III /2005/30: 3, dated 22nd April , 2005. 


And, whereas , he Deputy Commissioner -cum- District Election Officer ( Panchayat), Jind vide his 
letter No. 6767/Pancha at dated 3rd October, 2007 has forwarded a copy of order dated 20th September , 2007 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ . , OCT. 23 , 2007 (KRTK . 1 , 1929 SAKA ) 


939 


passed by Hon ble Shri Vani Gopal Sharma, Additional Civil Judge ( Senior Division ), Jind in an election 
petition No. 3/7.4.2005 titled " Har Narain s/o Shri Phunda Ram Vs. Parkash s/o Shri Zile Singh and others" to the 
Commission . The relevant part of the order dated 20th September, 2007 is reproduced below : 


“ I declare Harnarain s/o Shri Phunda Ram to be the winning candidate after draw of lots in 
his favour." 


Announced : 


Sd 


The 20th September, 2007 


Additional Civil Judge (Sr. Division ), Jind . 


In view of the above order D. C.-cum - D.E.O , Jind has requested to denotify the name of Shri Parkash and 
further to notify the name of Shri Harnarain as Sarpanch Gram Panchayat, Lohchab . Now in compliance of the orders 
dated 20th September, 2007 of the Additional Civil Judge, Jind , the State Election Commission , Haryana hereby 
denotifies the name of Parkash slo Shri Zile Singh as Sarpanch , Gram Panchayat Lohchab , Block Jind , District Jind 
notified earlier by the Commission vide Notification SEC /2E - III/2005/ 3033, dated 22nd April, 2005 and further notifies 
the name of Shri Hamarain s /o Shri Phunda Ram as Sarpanch , Gram Panchayat, Lohchab , Block Jind , District Jind 
subject to the final decision of CWP No. 15685/2007 pending in the Hon ble Punjab and Haryana High Court. 


Chandigarh : 


CHANDER SINGH , 


The 15th October, 2007 


State Election Commissioner, Haryana . 


STATE ELECTION COMMISSION 


S.C.O. No. 16-17 , SECTOR 20 - D , CHANDIGARH 


The 16th October, 2007 


No. SEC /2E - III/2007/ 11925. - Whereas, the name of Shri Krishan Kumar slo Shri Balwant Singh was 
notified as Sarpanch , Gram Panchayat ,Manoharpur, Block Jind, District Jind by the State Election Commission vide its 
Notification No. SEC /E - III/ 2005 / 3033 , dated 22nd April , 2005 . 


And , whereas, the Deputy Commissioner-cum - District Election Officer ( Panchayat), Jind vide his 
letter No. 6765 /Panchayat dated 3rd October, 2007 has forwarded a copy of order dated 26th September , 2007 passed 
by Hon ble Shri Vani Gopal Sharma, Additional Civil Judge (Senior Division ), Jind in an election petition 
No. 6/2nd May, 2005 titled " Sukhbir Singh s/o Shri Bhana Ram Vs. Krishan slo Shri Balwant Singh and others " to 
the Commission . The relevant part of the order dated 26th September, 2007 is reproduced below : 


“ In view of the fact that , after the recounting, in the final tally the petitioner Sukhbir is 
found to have polled 287 votes while respondent No. I Krishan Kumar is found to have 
polled 275 votes, therefore , the petitioner is liable to be declared as winning candidate ." 


Announced : 


Sd . 


The 26th September, 2007 


Additional Civil Judge (Sr. Division ), Jind . 


940 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 23 , 2007 (KRTK . 1 , 1929 SAKA ) 


[ PARTI 


In view of the above order D. C.-cum - D.E.O , Jind has requested to denotify the name of 
Shri Krishan Ku iar and further to notify the name of Shri Sukhbir Singh as Sarpanch Gram Panchayat, Manoharpur. 
Now in compli nce of the orders dated 26th September, 2007 of the Additional Civil Judge , Jind , the State 
Election Commi sion , Haryana hereby denotifies the name of Krishan Kumar slo Shri Balwant Singh as Sarpanch , 
Gram Pancha: at Manoharpur, Block Jind , District Jind notified earlier by the Commission vide 
Notification SE 72E - 111 /2005 /3033 , dated 22nd April, 2005 and further notifies the name of Shri Sukhbir Singh slo 
Shri Bhana Ram as Sarpanch , Gram Panchayat, Manoharpur Block Jind , District Jind subject to the decision of appeal, 
if any , filed in th s regard in any of the Higher Court. 


Chandigarh : 
The 15th Octobe :, 2007 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner, Haryana. 


REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


The 19th October, 2007 


No. 446: Estt.- 11-2007 /11642. — Theresult of the Departmental Examination of Tehsildars held at Chandigarh 
in the month of . ily , 2007 from (9th July , 2007 to 13th July, 2007) is hereby notified in respectof the candidates noted 


below . . 


*** 


Note : 


Urdu 


Roll Name & I signation : 
No. 


Criminal Civil 
Law Law 


Revenue 
Law 


Financial 
Law 


Local 
Fund 


Patwar 
Mens. 


S /Shri 


. 
Pass 


26. Bal Krisha Dy. Supdt. 


Fail 


Fail 


Fail 


Pass 


Fail 


Fail 


27. Prem Char ISK 


Fail 


Fail 


28. Inder Sing Malik SK 


Fail 


29. Surender Sngh VermaNT 


Fail 


2. The enti es to this effect will be made in the Service Book of the Officers/Official. 


: 


Chandigarh : 
The 10th Octol ir , 2007 


DHARAM VR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Revenue and Disaster Management Department. 


43137 -- C.S. - H.G.P ., Chd . 


